निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 पौष 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 36 ) पटना, सोमवार , 15 जनवरी 2018 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 

4 जनवरी 2018 
सं० मं0मं0 - 01 / आर० - 22 / 2008 / 09 — मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या 826, दिनांक 
21.08. 2017 के द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) की चतुर्थ अनुसूची के भाग 
( ख ) की कंडिका - 2 (ii ) को विलोपित किये जाने के फलस्वरूप अवकाश स्वीकृति के संबंध में बिहार सेवा संहिता के 
भाग - 2(परिशिष्ट - 1 ) के प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 36-571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


